निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना - 460 ) 


2 आश्विन 1930 ( श ) 
पटना, बुधवार , 24 सितम्बर 2008 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

2 जुलाई 2008 
संख्या - 5 / सह. फ . बी . - 18 / 2006....2721 - राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत खरीफ 2008 मौसम की 
फसलों का बीमा सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या - 1486 दिनांक 08. 04. 08 निर्गत की गयी है । 
उक्त अधिसूचना में अगहनी धान फसल के लिए राज्य के 38 जिलों के 501 अंचलों को तथा भदई - मकई फसल 
हेतु राज्य के 26 जिले बीमा हेतु अधिसूचित हैं , जिसमें मकई फसल के लिये खगड़िया एवं भागलपुर जिला को भी 
आच्छादित किया गया है । 

2. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग , नई दिल्ली की सहमति से मौसम आधारित 
फसल बीमा योजना, पायलट योजना के रूप में धान फसल हेतु पटना, गया , दरभंगा एवं अररिया जिला के सभी 
अंचलों में तथा मकई फसल हेतु भागलपुर एवं खगड़िया जिला के सभी अंचलों में लागू करने हेतु विभागीय संकल्प 
संख्या 2239 दिनांक 29. 05. 08 निर्गत किया गया है । 

3. उपर्युक्त कंडिका - 2 में अंकित जिलों में क्रमश: धान एवं मकई फसल के लिये राष्ट्रीय कृषि बीमा 
योजना का कार्यान्वयन स्थगित रहेगा । गैर ऋणी कृषक मौसम आधारित फसल बीमा योजना या राष्ट्रीय कृषि बीमा 
योजना में से किसी एक योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे । 

4. इस हद तक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या 1486 दिनांक 08.04. 08 को 
संशोधित समझा जाय । उक्त अधिसूचना की शेष शर्ते पूर्ववत रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय कुमार शर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 460 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 


